निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 85 ) 


11 माघ 1939 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 31 जनवरी 2018 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

31 जनवरी 2018 
एस०ओ० 140 , दिनांक 31 जनवरी 2018 — बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के 
उपनियम (14) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त , यह निर्दिष्ट करते हैं कि राज्य के अन्दर 
आरम्भ होकर राज्य के अन्दर समाप्त होने वाले मालों के परिवहन हेतु , उक्त नियमावली के नियम 138 द्वारा अपेक्षित 
ई - वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी यदि परिवहित माल का सम्प्रेषण मूल्य दो लाख रूपयों से अनधिक हो । 
2.बिहार गजट , असाधारण अंक , संख्या 566 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित विभागीय अधिसूचना संख्या एस० 
ओ० 109 दिनांक 29 जून, 2017 को रद्द किया जाता है । 

परन्तु यह कि दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक सृजित बिहार ई - वे बिल, विभागीय अधिसूचना संख्या एस० ओ० 
109 दिनांक 29 जून , 2017 में यथाविहित अवधि तक वैध बने रहेंगे । 
3. यह अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

[ ( सं०सं० -बिक्री - कर / जीएसटी / विविध -11 / 2017 - 294 )] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ प्रतिमा एस के वर्मा, 

वाणिज्य कर आयुक्त । 

31 जनवरी 2018 
एस०ओ० 140, दिनांक 31 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय । 

[( सं०सं० -बिक्री - कर / जीएसटी / विविध - 11 / 2017 - 294 )] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ प्रतिमा एस के वर्मा, 
वाणिज्य कर आयुक्त । 


fabr 10 (3 ), 31 791 2018 

The 31s January 2018 
S . O . 140 , dated 31 January 2018 — In exercise of the powers conferred by clause (d ) 
of sub rule ( 14 ) of Rule 138 of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 the Commissioner hereby 
directs that the e-way bill required to be generated under Rule 138 of the said rules shall not be 
required in respect ofmovement of goods originating and terminating in the State of Bihar where the 
consignment value does not exceed Two Lac Rupees . 
2 . The notification of Commercial Taxes Department S .O . 109, dated 29th June , 2017 published in the 
Gazette of Bihar, Extraordinary , vide number 566 , dated the dated 29th June , 2017 is hereby 
superceded : 

Provided that Bihar e -way bill generated up to 31st January 2018 shall be valid till the period 
as prescribed in departmental notification S . O 109 dated 29th June, 2017. 
3 . This notification shall come into force with effect from 1st February , 2018 . 

[( File No . Bikri kar/ GST/ Vividh - 11 /2017 – 294 )] 

By the order of Governor of Bihar, 

Dr. PRATIMA S K VERMA , 
Commissioner Commercial Taxes. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
POET TOT ( 3RITETUT ) 85 -571+ 10 -cocotton 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


